रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


AUR 


30 


16 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 2624] 
No. 2624 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 12 , 2017 / भाद्र 21 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12 , 2017 /BHADRA 21, 1939 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 सितम्बर, 2017 
का . आ. 2999 (अ). - केंद्रीय सरकार ने चाय अधिनियम , 1953 (1953 का 29 ) की धारा 16ख की उपधारा (1) के 
खंड (ग) के अधीन असम, पश्चिम बंगाल , केरल और तमिलनाडु राज्यों में 53 चाय सम्पदाओं के कार्यों की पूर्ण और समग्र 
अन्वेषण करने हेतु तारीख 8 अगस्त, 2017 को प्रकाशित भारत के राजपत्र में असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप -खंड (ii) में 
तारीख 7 अगस्त , 2017 के का . आ . 2494( अ ) अधिसूचना द्वारा तीन समितियों का गठन किया था ; 


और , समितियों को इस अधिसूचना के तारीख से एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करना है; 


और , समितियों द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि असम और उत्तरी बंगाल में बाढ़ के कारण चाय उगाने वाले क्षेत्रों में 
सड़क यातायात विघटित हो गई है और दक्षिण भारत में इसी समय ओणम त्योहार पड़ने के कारण अन्वेषण समितियों ने 
उपरोक्त एक माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा न कर पाने में असमर्थता व्यक्त की है तथा रिपोर्टों को जमा करने के 
लिए अतिरिक्त समय मांगा है ; 


और ,केंद्रीय सरकार ने समितियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाई पर विचार किया है ; 


अतः अब, केंद्रीय सरकार , चाय अधिनियम , 1953 ( 1953 का 29) की धारा 16ख की उपधारा ( 1) के खंड (ग ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 
5641 GI/2017 

( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


उक्त अधिसूचना में , “ संदर्भ के निबंधन ", शीर्ष के अंतर्गत अंतिम पंक्ति में “ एक माह के भीतर ", शब्दों के स्थान पर 
“ पैंतालीस दिन के भीतर", शब्द रखे जाएंगे । 


[ PARAS . T-29014/6/ 2008- 411A ( 31)] 


संतोष कुमार सारंगी , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th September, 2017 


S . O . 2999 ( E ). — Whereas , the Central Government vide its notification number S . O . 2494 (E ), 
dated the 7th August, 2017 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) on dated the 8th August, 2017 constituted three committees under clause (c ) of 
sub - section ( 1 ) of Section 16B of the Tea Act, 1953 ( 29 of 1953) to make a full and complete 
investigation into the affairs of the 53 tea units in the States of Assam , West Bengal, Kerala and 
Tamil Nadu ; 


And whereas, the committees are to submit the report within one month from the date of 
notification ; 

And whereas , it has been reported by the Committees that due to flood in the tea growing 
regions in Assam and North Bengal, road communications have been disrupted and the period of 
investigation of the Committee in South India has also coincided with the Onam festival for which 
the Committees have expressed their inability to submit reports within the aforesaid period of one 
month and have sought more time to submit the reports ; 


And whereas, the Central Government has considered the practical difficulty being faced by 
the Committees; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( c ) of sub -section ( 1 ) of 
section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953 ), the Central Government hereby makes the following 
amendment in the aforesaid notification, namely: 


In the said notification , under the head “ The terms of reference ” , in the last line , for the 
words “ within one month ” , the words “ within forty five days” shall be substituted . 


[F . No. T - 29014 /6 /2008 - Plant (A ) 
SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy. 


RAKESH SUKUL Suitely signe 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2017.09. 12 22:43:55 + 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


